रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


PM 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण . 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II-- - Section 3- Sub -section ( ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 327 ] 
No. 327 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 17 , 2010 / माघ 28 , 1931 
NEW DELHI, WEDNESDAY , FEBRUARY 17 , 2010/ MAGHA 28, 1931 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2010 
का. आ . 388 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान 
परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 3 की उप - धारा 
( 1 ) के खंड ( ङ ) के अनुसरण में निम्नलिखित आठ व्यक्तियों को 
दिनांक 28 - 2- 2010 से पांच वर्षों की अवधि के लिए भारतीय 
आयुर्विज्ञान परिषद् के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है । 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के 
उपबंध के अनुसरण में , केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के 
तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना 
संख्या का . आ . 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में " धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के खंड 
( ङ ) के अधीन मनोनीत " शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 1 से 8 और 
उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित 
की जाएंगी , अर्थात् : 
1. डॉ . महायशेखर दिलीप गोविंद राव 

प्राफेसर एवं अध्यक्ष, पल्मोनरी मेडिसिन विभाग 
डॉ . शंकर राव चवन गवर्नमेंट मेडिकल कालेज , 

नांदेड़ ( महाराष्ट्र ) 
2. डॉ. ए. के. बर्धन 

वरिष्ठ सलाहकार , इंटरवेंशनल कार्डियोलाजिस्ट 
वुडलैंडस मेडिकल सेंटर एंड अपोलो ग्लेनीगल्ज , 
कोलकाता 


3. डॉ. कृष्ण प्रसाद माथुर 

एमबीबीएस , एमडी ( मेडिसिन ) 

77 , चित्रा विहार , दिल्ली - 110092 
4. डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा 

कुलपति 
दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संस्थान , 

नागपुर 
5. डॉ. सी. वी. भीरमनन्दम 

पूर्व कुलपति 

डॉ . एम. जी . आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी 
6. डॉ. नितिन एस. वोरा 

निदेशक , 
चिकित्सा सेवायें 

ई. एस. आई. सी. , गुजरात 
7. डॉ. हफीज रहमान , 

अध्यक्ष , 
सनराइज आयुर्विज्ञान संस्थान , 

कोच्चि , केरल 
8. डॉ. ( श्रीमती ) रानी भास्करन 

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष ( सेवानिवृत्त ) , 
तिरूवनंतपुरम , केरल 
[ सं. वी -11013/19/2009 - एमई ( नीति -I) ] 

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव . 


623 GI/ 2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

IPARTIL - Sec . 3( ii) ] 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

2 . Dr. A . K , Bardhan 
NOTIFICATION 

Sr. Consultant, Interventional Cardiologist 

Woodlands Medical Centre & Apollo 
New Delhi, the 15th February, 2010 

Gleneagles , Kolkata 
S. O . 388 (E ).. .Whereas the CentralGovernment, in 

3 . Dr. Krishan Prasad Mathur 

MBBS ,MD (Medicine ) 
pursuance of clause (e ) of sub -section ( 1) of Section 3 of 

77, Chitra Vihar , 
the Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) have 

Delhi - 110 092 
nominated the following eight persons to be members of 

4 . Dr. Ved Prakash Mishra , 
theMedical Council of India for a period of five years with 

Vice Chancellor 
effect from 28 - 2- 2010 . 

Datta Meghe Institute of Medical Sciences 
Now , therefore, in pursuance of the provision of sub 

University , Nagpur 
section ( 1 ) of Section 3 of the said Act, the Central 

5 . Dr. C . V . Bhirmanandam 
Governmenthereby makes the following further amendment 

Former Vice Chancellor, 
in the Notification of the Government of India in the then 

Dr.MGR Medical University 
Ministry ofHealth number S. O . 138 dated the 9th January , 

Dr. Nitin S . Vora 
1960 , namely : 

Director,Medical Services 
In the said Notification , under the heading , 

ESIC ,Gujarat 
“ Nominated under clause (e ) of sub -section ( 1 ) of 

Dr. Hafeez Rehman 

Chairman , Sunrise Institute of Medical 
Section 3 ”, against serial number 1 to 8, the entries shall be 
substituted by the following : 

Sciences, Kochi, Kerala 

Dr. (Mrs .) Rani Bhaskaran 
1. Dr. Mhaisekar Deelip Govindrao 

Professor and Head ( Retd.) 
Prof & Head , Deptt . of Pulmonary Medicine 

Thiruvananthapuram , Kerala 
Dr . Shankarrao Chavan Govt.Medical 

[No. V - 11013/19/2009 -ME (P -1) ] 
College , Nanded (Maharashtra ) 

DEBASISH PANDA , Jt. Secy . 


8 . 


AIN 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


